रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD . NO. D . L .- 33004 / 99 


AHAN 


म्त्य 


मेव जयते . 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( 1) 
PART II - Section 3 - Sub -section (ii ) 


Fol 


११ 


प्राषिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 373 ] 
No. 373]] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , जूम 24, 1999 / भाषाद 3, 1921 
NEW DELHI, THURSDAY , JUNE 24, 1999 / ASADHA 3, 1921 


D 


- 


OM 


जल - भूतल परिवहन मंत्रालय 

( पत्तन पक्ष) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 24 जून, 1999 
का. आ. 489( अ). - केन्द्र सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 
1956 का 488 जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 3 क की 
उपधारा । द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस बात से संतुष्ट होकर 
कि कर्नाटक राज्य में हुबली और धारवाई के बीच 403/ 800 से 433 / 200 कि . मी . 
तक रा . रा . + के लिए बाइपास के निर्माण , रख - रखाव , प्रबंधन अथवा प्रचालन के 
सार्वजनिक प्रयोजन हेतु ऐसी भूमि , जिसका संक्षिप्त विवरण सैलग्न अनुसूची में दिया 
गया है , के अधिग्रहण के लिए एतद्द्वारा अपने आशय की घोषणा करती है । 

इस भूमि से संबद्ध कोई भी व्यकिा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 
से 21 दिनों के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उपधारा 11 के तहत 
पूर्वोक्त कार्य के प्रयोजनार्थ भूमि के उपयोग के संबंध में आपत्ति दर्ज कर सकता है । 


उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उपधारा 18 के तहत ऐसी प्रत्येक 
आपत्ति लिखित रूप में सक्षम प्राधिकारी को दी जाएगी और उसके आधार दर्शाए 
जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता 
द्वारा सने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् 

और आगे ऐसी जांचें , यदि कोई हो , जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे , करने 
के पश्चात् आदेश द्वारा आपत्ति को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है । 


1880 GI/ 99 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SRC. 3(ii)] 


- 


- 


- 


m 


उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उपधारा 28 के तहत सक्षम प्राधिकारी 
द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा । 

संबद्ध व्यक्तियों के निरीक्षण के लिए अधिगृहीत की जाने वाली भूमि की 
योजना और अन्य विवरण सक्षम प्राधिकारी एवं विशेष भूमि अधिग्रहण प्राधिकारी का 
कार्यालय - राष्ट्रीय राजमार्ग, लक्ष्मी टॉकीज के सामने , पी . बी . रोड , राष्ट्रीय 
राजमार्ग सं0 4 , धारवाई में उपलब्ध है । 


अनुसूची 
अधिसूचना में उलिखित प्रयोजन के लिए अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित ढांचों सहित 
अथवा रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 
जिला : धारवाई तालुक : पारवाड़ होबली : धारवाइ गांव : मैसूर 
क्रम सं० एस वाई/ बी एल के सं0 भूमि की अधिग्रहण के टिप्पणी 

किस्म लिए अपेक्षित 


ए - जी 

. 


_ _ 


. 


__ __ _ _ _ 

रा . रा . के बीच 


34 ए / 


0 - 23 


34 ए / 2 
44/ 2 


शुष्क 
সুক 


· 0 - 13 

0 - 10 


रा . रा . के बीच में 
रा . रा . के बीच में 


जिला : धारवाड़ 
क्रम सं० एस वाई / 

बी एल के 
- - - -- - - . . .... . 


तालक : हुबली 

भूमि की 
किस्म . 


होबली : हुबली 

अधिग्रहण के 
लिए अपेक्षित 


गाव : अयोध्या 
टिप्पणी 


- - - - - - 


-- - - - - - - - 


ए - जी 


5 . 


1. 
। 


2. 
152 भाग 


शुष्क 


7 - 17 


रा . रा . के बायीं ओर 


- -- 


- 


- - - - - -- -- - 


- 


- 


- - - 


[ फा. सं. एन एच -15013/3/95 - पी एल( पोल्यू.-II ) ] 

के . आर . भाटी , संयुक्त सचिव 


[ ATT II - 05 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

( Roads Wing) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 24th Junc, 1999 
S.O . 489(E).--- In exercise of powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 3A of the National 
Highways Act, 1956 . (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central 
Government, being satisfied that for public purpose the lands, brief description of which has 
been given in Schedule annexed hereto , for building, maintenance , management or operation of 
the by - pass road for National Highway No. 4 between Hubli and Dharwad from Kms 403 800 to 
433/200 in the State of Karnataka , hereby declares its intentions to acquire such lands for the 
aforesaid purpose. 


Any person interested in the land , may , within twenty- one days from the date of 
publication of this notification , object to the use of the land for aforesaid purpose under sub 
section (1 ) of section 3C of the said Act . 


Every such objection under sub - section ( 1 ) of section 3C of the said Act shall be made to 
the competent authority in writing and shall set out the grounds thereof and the competent 
authority shall give the objector an opportunity of being heard , either in person or by a legal 
practitioner , and may, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if 
any , as the competent authority thinks necessary. by order either allow or disallow the 
objections . 


Any order made by the competent authority under sub - section (2 ) of section 3C of the said 
Act shall be final. 


The land plans and other details of lands to be acquired are available for inspection of 
interested persons in the office of the competent authority and Special Land Acquisition Officer 
- National Highways. Opposite Laxmi Talkies, P.B Road, National Highway No. 4 , Dharwad . 

SCHEDULE 
Brief description of lands with or without structures proposed to be acquired for tre 
purpose mentioned in the notification . 


Disti : Dharwad 


S.No. * * * 


Village: Mansur 

Remarks 


- 


man 


Taluk : Dharwad 

Hobli: Dharwad 
Sy.No./ BIRNo. Type of Land Extent to be 

Acquired 

A - G 
(2 ) 
34A1 

0 - 23 
34A2 

0 - 13 
44 / 2 

0 - 10 


Einimi 


Dry 
Dry 
Dry 


Middle of NH 
Middle of NH 
Middle of NH 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART IISec. 3 (ü )] 


Distt: Dharwad 
S . No . 


Taluk : Hubli 
Sy.No./BIRNo. 


Village : Ayodhya 
Remarks 


Hobli : Hubli 
Type of Land Extent to be 

Acquired 

A - G 
(3) . 


(5 ) 


17 


1. 


152 part 


D 


ry 


Left side of NH 


IF No. NH - 15013 /3 /95- PL (Vol. II ) 


KR BHATTI, Jt. Secy. 


Printod by tho Manager, Govt of India Pross, Ring Road , Mayapuri, Now Dolhi- 110064 

und Published by the Cintroller ofMublications, Dolhi- 110034 


